than 


सत्यमेव जयते 


झारखण्ड गजट 

असाधारण अंक 
झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित 

21 आषाढ़, 1937 ( श० ) 
संख्या 5 10 राँची, रविवार 

12 जुलाई, 2 0 15 ( ई०) 


कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग 


अधिसूचना 


10 जुलाई, 2 0 15 
संख्या- 3/ पद.. 1( क)- 05 / 2014 का .. 6183 -- अधिसूचित अनुमण्डल पदाधिकारी, गोड्डा श्री अखलेश 
कुमार सिन्हा, झा0प्र0से0 ( कोटि क्रमांक - 795/ 03) को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक इनकी सेवा 
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड , राँची को समकक्ष पद पर पदस्थापन हेतु सौंपी जाती है । 


संख्या- 3/ पद.. 1( क)- 05 / 2014 का . 6184-- अधिसूचित अनुमण्डल पदाधिकारी, छतरपुर, पलामू मो0 
सादात अनवर , झा0प्र0से0 ( कोटि क्रमांक - 839ए| 03, गृह जिला. पूर्णिया ) को स्थानांतरित करते हुए अगले 
आदेश तक इनकी सेवा खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग, झारखण्ड , राँची को 
समकक्ष पद पर पदस्थापन हेतु सौंपी जाती है । 

संख्या- 3/ पद.. 1(क)- 05 / 2014 का .. 6185 -- विशेष भू - अर्जन पदाधिकारी, दुमका के पद पर 
पदस्थापित श्री अमरेन्द्र कुमार सिन्हा, झा0प्र0से0 ( कोटि क्रमांक- 808ए/ 03 , गृह जिला. औरंगाबाद ) की 
सेवा जल संसाधन विभाग , झारखण्ड , राँची से वापस लेते हुए अगले आदेश तक इन्हें अनुमण्डल 
पदधिकारी, छतरपुर ( पलामू) के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 


झारखण्ड गजट ( असाधारण ) रविवार , 12 जुलाई, 2015 
श्री सिन्हा को दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 ( एक्ट 2, 1974) की धारा 20 के तहत् दण्डाधिकारी की 
शक्तियाँ प्रदान की जाती है । 


संख्या 3/ पद.. 1( क)- 05 / 2014 का .. 6186 -- भूमि सुधार उप समाहर्ता, धनबाद के पद पर 
पदस्थापित श्री नन्द किशोर गुप्ता, झा0प्र0से0 ( कोटि क्रमांक - 789/ 03, गृह जिला- मुजफ्फरपुर ) की सेवा 
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड , राँची से वापस लेते हुए अगले आदेश तक इन्हें अनुमण्डल 
पदधिकारी, चक्रधरपुर , पश्चिमी सिंहभूम के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 


__ श्री गुप्ता को दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 ( एक्ट 2, 1974) की धारा 20 के तहत् दण्डाधिकारी की 
शक्तियाँ प्रदान की जाती है। 


संख्या- 3/ पद.. 1( क)- 05 / 2014 का .. 6187-- अनुमण्डल पदाधिकारी, लोहरदगा के पद पर 
पदस्थापित श्री सौरव कुमार सिन्हा, झा0प्र0से0 ( कोटि क्रमांक. 827 / 03, गृह जिला. राँची) को स्थानांतरित 
करते हुए अगले आदेश तक अनुमण्डल पदधिकारी, गोड्डा के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 

___ श्री सिन्हा को दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 ( एक्ट 2, 1974) की धारा 20 के तहत् दण्डाधिकारी की 
शक्तियाँ प्रदान की जाती है । 


संख्या- 3/ पद .. 1(क) - 05 / 2014 का .. 6188 -- अनुमण्डल पदाधिकारी , हुसैनाबाद ( पलामू) के पद पर 
पदस्थापित श्री उदय कांत पाठक , झा0प्र0से0 ( कोटि क्रमांक- 579/ 03, गृह जिला- खगडिया ) को 
स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक इनकी सेवा समाज कल्याण, महिला एवं बाल विकास विभाग , 
झारखण्ड, राँची को समकक्ष पद पर पदस्थापन हेतु सौंपी जाती है । 


संख्या- 3/ पद.. 1( क ) - 05 / 2014 का .. 6189-- जिला भू- अर्जन पदाधिकारी, राँची के पद पर 
पदस्थापित श्री सुरजीत कुमार सिंह , झा0प्र0से0 ( कोटि क्रमांक- 832ए/ 03, गृह जिला. औरंगाबाद) की सेवा 
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड, राँची से वापस लेते हुए अगले आदेश तक इन्हें अनुमण्डल 
पदधिकारी, हुसैनाबाद ( पलामू) के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 


श्री सिंह को दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 ( एक्ट 2, 1974) की धारा 20 के तहत् दण्डाधिकारी की 
शक्तियाँ प्रदान की जाती है । 


झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 

सुमन कुमार , 
सरकार के अपर सचिव । 


झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित , 

झारखण्ड गजट ( असाधारण ) 5 10 – 50 । 


